1949 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of Fradia 


असाधारण 
BA : EXTRAORDINARY 

. HTT II - 108 3 — 39 u (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


po 275] 
No. 275) 


hf faceit, fat , qan 1, 1977 /umre 10, 1899 
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 1977 /ASADHA 10, 1899 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि या अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separatę paglog i given to this part in order that it may be Aled 

AR A separate compilation 


MINISTRY OF RAILWAYS 

(Railway Board ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 30th June 1977 
9 . 0 . 507 ( E ) . - Whereas the Central Government is of opinion that it is neces 
sary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into 
the causes of the accident involving 13 Up Tezpur Express between Udalgurl 
Rowta Bagan station on Rangia - - Rangapara North , Metre guwe single line section 
of Alipurduar Division of the Northeast Frontier Railway on 30 - 5 - 1977 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commis 
sion of Inquiry Act 1952 ( 60 of 1952 ), the Central Government hereby appoints a 
Commission of Inquiry ( onsisting of Shri Gangeshwar Prasad , a retired Judge of 
the High Court of Allahabad as its sole member 
2. The said Commission shall 
(a ) make an inquiry into the causes of the said accident and for that purpose 

lake such evilence as may be necessary , 
(b ) siate its findings as to chuses of the said accident and as to the person 

or persons, if any , responsihle therefor ; and 
(c ) suggest safeguards against similar accidents in future , 
3 . The gala Commission shall submit its report to the Central Government 
within a period of two months from the date on which it commences its Inquiry , 

[No. 77 / E ( O ) II / 1 / 41 

B . MOHANTY , 
Secy Railway Board & Ex - officio Jt . Secy . 


(2223) 


- 


- 


-- 


रेल मंत्रालय 
( रेलवे बोर्ड ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 30 जून , 1977 
का० प्रा . 507( अ ). - - केन्द्रीय सरकार का मत है कि 30- 5- 77 को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे 
के अलीपुर-द्वार मंडल में रंगिया -रंगापाड़ा उत्तर खंड इकहरी मीटर लाइन पर उदलागुड़ी , रोताबगान 
स्टेशनों के बीच 13 अप तेजपुर एक्सप्रेस की दुर्घटना के कारणों की जांच करने के उद्देश्य से एक आयोग 
नियुक्त करना आवश्यक है । 

अत : जांच आयोग अधिनियम 1952 ( 1952 के 60 ) की धारा 3 में प्रदत्त अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए अब केन्द्रीय सरकार श्री गंगेश्वर प्रसाद , सेवानिवृत्त न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च 
न्यायालय को एक संसदीय जांच आयोग के रूप में नियुक्त करती है । 

2. उक्त आयोग निम्नलिखित कार्य करेगा : -- 
( क ) उक्त दुर्घटना के कारणों की जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिए यथाप्रावश्यक 

प्रमाण एकत्र करेगा ; 
( ख ) उक्त दुर्घटना के कारणों का पता लगायेगा और उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति या 

व्यक्तियों , यदि कोई हो , के संबंध में उल्लेख करेगा ; और 
( ग ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं के प्रति संरक्षात्मक उपाय सुझायेगा । 

3. उक्त आयोग अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के पास जांच कार्य शुरू करने की तिथि से दो 
महीने की अवधि के अन्दर प्रस्तुत करेगा । 

[ सं० 77/ ई( प्रो ) II 1/4 ] 
बी० मोहन्ती, सचिव, रेलव बर्ड एवं पदन संयुक्त सचिव । 


! 


.. . 
. 7 . 73 


A . . .. 
Dar 
Curl lor . 
Prorsus 
Dates " , 


tam 


महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा 

मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977 
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD. 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI, 1977 


